निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 479 ) 


7 भाद्र 1933 ( शO ) 
पटना, सोमवार , 29 अगस्त 2011 


सं0 प्र0 - 6 / निविदा - ( उ०बि०) - 01 / 2006 - 9535 ( S ) 

पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


संकल्प 

23 अगस्त 2011 
विषय : - e - Tendering / e- Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य , विड प्रोसेसिंग फीस एवं 

अग्रधन की राशि e- Payment विधि से प्राप्त करने के प्रावधान को बिहार लोक निर्माण संहिता की 
नियम 161 ( क ) एवं 161 ( ख ) के रूप में समाहित करने तथा तद्नुसार बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता 
एवं Procurement of Civil Works हेतु उपलब्ध Standard Bidding Document 
की सुसंगत नियमों में भी उपर्युक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के संबंध में । 


वित्त विभाग के संकल्प ज्ञाप सं0 - एम0 - 4 - 11 / 09 – 5188 वि (2), दिनांक 15 जून 2009 द्वारा राज्य में 
रु0 25. 00 लाख से अधिक की निविदायें e- Tendering / e- Procurement के माध्यम से प्राप्त करने 
की व्यवस्था लागू है । परन्तु e- Tendering / e- Procurement प्रणाली में e -Payment की व्यवस्था 
नही रहने के कारण पूर्व की पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप निविदाओं के परिमाण विपत्र का मूल्य (बैंक ड्राफ्ट के 
रूप में ) तथा अग्रधन की राशि ( यथा निदेशित बैंक गारंटी, पासबुक आदि के रूप में ) जमा करने हेतु संबंधित 
संवेदक अथवा उनके प्रतिनिधि को कार्य से संबंधित कार्यालय में जाने की बाध्यता रहती है । फलतः 
e- Tendering / e- Procurement प्रणाली से निष्पादित की जाने वाली निविदाओं हेतु निरूपित उदेश्य का 
शत् - प्रतिशत प्राप्ति नहीं हो पाती है । 

2. e- Tendering / e- Procurement प्रणाली में e- Payment की व्यवस्था लागू किये जाने 
पर परिमाण विपत्र का मूल्य, अग्रधन की राशि इत्यादि जमा करने हेतु निविदाओं से संबंधित परिमाण विपत्र का 
मूल्य / अग्रधन की राशि आदि जमा करने हेतु संवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नही होगी । संबंधित 
संवेदक e- Tendering / e - क्रय प्रणाली के माध्यम से वांछित परिमाण विपत्र का मूल्य / अग्रधन की राशि 
इत्यादि सुगमता पूर्वक जमा कर पायेगें । 


बिहार गजट ( असाधारण), 29 अगस्त 2011 
3. अतः e- Tendering / e - Procurement प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली निविदाओं 
से संबंधित परिमाण विपत्र का मूल्य तथा अग्रधन की राशि इत्यादि जमा करने हेतु e- payment की व्यवस्था 
लागू करने तथा बिहार लोक निर्माण संहिता में नियम 161 के बाद नियम 161 ( क ) एवं 161 ( ख ) के रूप में निम्न 
प्रावधानों का उपबंध करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है : 

(क ) 161 (क ) - " Cost of BOQ , Bid Processing Fees including Service tax 
payable to Beltron and cost of Earnest money shall be received through 
e -payment, only in case of tenders being invited through e - Tendering / 
e - Procurement system " . 

_ ( ख) 161 ( ख) - " The modus operandi and detailed guidelines in respect 
of above provision shall be formulated by department of Information 
technology and Beltron " . 

2. बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं procurement for Civil works हेतु लागू 
Standard Bidding Document की सुसंगत नियमों के प्रावधानों में भी उक्त 1 ( क ) एवं ( ख ) के 
प्रावधान उपबंधित माना जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा 
महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 479 - 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


